सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 वैशाख , 1938 ( श०) 


संख्या 4 17 राँची, रविवार , 


1 मई, 20 16 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

5 अप्रैल, 2016 
संख्या - 3/पद० -01(ग )-04/2015 का० - 2895 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्रीमती सुचित्रा 
सिन्हा , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक- 488/03, गृह जिला- भोजपुर ) को अगले आदेश तक राज्य 
परियोजना निदेशक, झारखण्ड जनजातीय विकास सोसाइटी , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


2. श्रीमती सिन्हा अपने कार्यों के साथ निदेशक , आदिवासी शोध संस्थान , राँची के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगी । 


संख्या- 3/ पद०- 01(ग)-04 / 2015 का०-2896-- राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड 
जनजातीय विकास सोसाइटी , राँची अतिरिक्त प्रभार निदेशक, आदिवासी शोध संस्थान, राँची के पद 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार , 1 मई, 20 16 


पर पदस्थापित श्री एच० एस० गुप्ता , भा०व० से० ( झाः86 ) की सेवा वन पर्यावरण एवं जलवायु 
परिवर्तन विभाग , झारखण्ड, राँची को वापस की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 4 17 – 50 । 


